निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 633) 


____ 17 श्रावण 1935 ( AO) 
पटना , वृहस्पतिवार , 8 अगस्त 2013 


सं0 3- ए - 2 - वे०पु० - 10/ 2010 - 5003 /वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

16 मई 2013 
विषय : - उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में सभी कार्य विभागों में कार्यपालक अभियंता , 

__ कनीय प्रशासनिक स्तर का पदसोपान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में । 

राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण हेतु 
वेतन समिति का गठन किया गया । वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या 630 , दिनांक 21 /01 / 2010 के द्वारा राज्य कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन - संरचना की स्वीकृति 
प्रदान की गयी थी । 

2 . वेतन समिति की अनुशंसाओं में उभरी विसंगतियों पर विचारण हेतु उच्चस्तरीय समिति का 
गठन किया गया । बिहार राज्य अभियंत्रण सेवा के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति द्वारा 
कार्यपालक अभियंता से ठीक ऊपर , अधीक्षण अभियंता से नीचे कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर 
(Junior Administrative Grade) के वेतनमान की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है । राज्य सरकार के 
अधीन यह पद उपलब्ध नहीं है । 

3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कनीय प्रशासनिक स्तर 
के पद की स्वीकृति के साथ - साथ इस पद के लिए वेतनमान की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के 
समक्ष विचाराधीन था । 

4. सम्यक् विचारोपरांत कार्यपालक अभियंता के पद के ऊपर कार्यपालक अभियंता , कनीय 
प्रशासनिक स्तर का पदसोपान सभी कार्य विभागों के लिए स्वीकृत किया जाता है, जिसका वेतनमान 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 अगस्त 2013 
PB- 3 एवं ग्रेड - पे ₹ 7600 होगा । कार्यपालक अभियंता से इस वेतनमान के पद पर प्रोन्नति के लिए 05 
( पाँच) वर्षों की कालावधि होगी । 

5 . सभी कार्य विभागों द्वारा विभागीय आवश्यकताओं और संरचना के आलोक में कार्यपालक 
अभियंता के सृजित पदों में से उपर्युक्त पदों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अधिसूचित 
किया जाएगा । तदुपरांत प्रोन्नति की कार्रवाई की जाएगी । 
यह निर्णय इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रभात शंकर, 
अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 633-571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


